SEAN 


MOOD 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

20 फाल्गुन , 1936 ( श०) 
संख्या 152 राँची, बुधवार 

11 मार्च, 2 0 15 ( ई० 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
10 मार्च, 2 0 15 


संख्या- 3/ पद.. 1(क) - 03 / 2014 का . 2237 -- जिला भू- अर्जन पदाधिकारी , दुमका के पद पर 
पदस्थापित श्री ललित मोहन शुक्ला, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 838 / 03 , गृह जिला. देवघर ) की सेवा 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक 
पदाधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद..1(क) - 03/ 2014 का .. 2238-- सहायक कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री एजाज अनवर , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 833/03, गृह जिला 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 11 मार्च, 20 15 
जमशेदपुर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, सरायकेला- खरसावाँ 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


2. श्री अनवर को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा- 20) के तहत् सरायकेला 
खरसावाँ जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 15 2 --5 0 | 


